निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


19 चैत्र 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 318 ) पटना , सोमवार , 9 अप्रील 2018 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


अधिसूचना 

2 अप्रील 2018 
सं० वि०स०वि० -07 / 2018-3172 /वि०स० — “बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन ) 
विधेयक , 2018 , जो बिहार विधान- सभा में दिनांक 2 अप्रील 2018 को पुरःस्थापित हुआ था , बिहार 
विधान - सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम- 116 के अन्तर्गत उद्देश्य ओर हेतु 
सहित प्रकाशित किया जाता है। 

आदेश से, 
राम श्रेष्ठ राय 
सचिव, बिहार विधान सभा । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 9 अप्रील 2018 


बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018 

[ वि०स०वि० - 05 / 2018 ] 
बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम 21 , 2017 ) का संशोधन करने के 
लिए विधेयक । 

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान - मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : 

1. संक्षिप्त नाम , विस्तार एवं प्रारंभ । - (1 ) यह अधिनियम बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग 
( संशोधन ) अधिनियम , 2018 कहा जा सकेगा । 

( 2 ) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । 
( 3) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे । 

2. बिहार अधिनियम 21, 2017 की धारा - 11 का संशोधन | - बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग 
अधिनियम , 2017 की धारा - 11 की उपधारा (1 ) के बाद निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा : 

| इस अधिनियम के प्रवत्त होने के पश्चात भी . बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा पर्व में प्रकाशित विज्ञापन 
के आधार पर सहायक प्राचार्य के पद पर वर्तमान में की जा रही नियुक्ति की प्रक्रिया बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ही 
पूर्ण की जाएगी । " 

उद्देश्य एवं हेतु 
बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए एक 
अलग बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन करने हेतु अधिनियम (बिहार अधिनियम 21 , 2017) अधिसूचित 
हो चुका है । इस अधिनियम की धारा 11 में वर्णित प्रावधान के आलोक में अधिनियम के प्रभावी होने पर बिहार लोक 
सेवा आयोग द्वारा राज्य के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राचार्य के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु वर्तमान में की जा रही 
कार्रवाई स्वतः समाप्त हो जाएगी । बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक प्राचार्य के रिक्त पदों पर की जा रही 
नियुक्ति की कार्रवाई को बीच में बाधित किया जाना छात्रहित में नहीं हैं । अतः बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग 
अधिनियम , 2017 (बिहार अधिनियम 21 , 2017) की धारा - 11 में संशोधन किया जाना अनिवार्य है । 

इसलिए इस विधेयक को अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है जिसे अधिनियमित कराना 
ही इस विधेयक का अभीष्ट है । 

( कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा) 
भार - साधक सदस्य । 


पटना 
दिनांक - 02 . 04. 2018 


राम श्रेष्ठ राय , 

सचिव , 
बिहार विधान - सभा । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 318 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic .in 


